PART I ) 


HARYANA GOVT GAZ., OCT.8 , 1991 ( ASVN. 16 , 1913 SAKA) 


521 


-- 


राजसव विभाग 
युद्ध जागीर पुरुसकार 

दिनांक 26 सितम्बर , 1991 
क्रमांक 2016-ज - 1-91/ 19038. - श्री मातादीन, पुत्र श्री भीखा राम , निवासी गांव सिरोही, तहसील नारनौल , जिला 
महेन्द्र गढ़ को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2( ए), (1 ए) तथा 3( 1 ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 
634-ज- 1-77/13066, दिनांक 25 मई, 1977 द्वारा 150 रुपए और उस के बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज - 1-79 / 
44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपए से बढ़ा कर 300 रुपर वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की 
गई थी । 

2. अब श्री मातादीन की दिनांक 5 सितम्बर, 1988 को हुई मृत्य के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त , 
अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 के 
अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए , इस जागीर को श्री मातादीन की विधवा श्रीमती सरती देवी के 
नाम रबी , 1989 से 300 रुपए वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 


क्रमांक 2173-ज-I- 91/ 190 42. - श्री उदमी राम , पुत्र श्री सीरी राम , निवासी गांव कार्टरपूरी, तहसील गुड़गावां , 
जिला गुड़गावां को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2 (ए ) तथा (I ए ) के अधीन सरकार की . 
अधिसूचना क्रमांक 728-ज-III - 76/ 13042, दिनांक 3 मई , 1976 द्वारा 150 रुपए और उस के बाद अधिसूचना क्रमांक 1789 
ज-I- 79/ 44040, दिनांक 30 अक्तूवर , 1970 द्वारा 150 रुपए से बढ़ा कर 300 रुपए वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की 
गई थी । 

2. अब श्री उदमी राम की दिनांक 14 नवम्बर , 1990 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल , 
उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया हैं और उस में आज तक संशोधन किया गया है ) की 
धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए , इस जागीर को श्री उदमी राम की विधवा श्रीमती 
पारवती देवी के नाम खरीफ , 1991 से 300 रुपए वार्षिक की दर से, सनद में दी गई शतों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 

क्रमांक 1553-2-1-91/ 19046. श्री बेगराज सिंह, पुत्र श्री बहादुर सिंह, निवासी गांव खतरी पुर, तहसील 
नारनौल , जिला महेन्द्रगढ़ को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम , 1948 को धारा 2(ए ) (1 ए ) तथा 3( 1 ए ) के अधीन 
सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1559 - ज - 1-75/ 25206, दिनांक 18 अगस्त , 1975 द्वारा 150 रु . और उसके बाद 
अधिसूचना क्रमांक 1789 - ज - 1-79/ 44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपए से बढ़ा कर 300 रुपए वार्षिक 
दर से जागर मंजूर की गई यो । 


2 . 


अब श्री वेगराज सिंह की दिनांक 5 जनवरी, 1987 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल 
उपरोक्त अधिनियम ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में मनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की 
धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागोर को श्री वेग राज को विधवा श्रीमती सरती 
देवी के नाम खरीफ, 1987 से 300 रुपए वार्षिक की दर से, सनद में दो गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 


क्रमांक 1965-1-1-91/ 19050. - श्री जय लाला , जुत्र श्री हरलाल , निवासी गांव ईक्कीस , तहसील जींद, जिला 
जींद को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2( ए) ( 1ए ) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 3090 
ज-III - 74/ 5659, दिनांक 3 जून , 1974 द्वारा 150 रुपए और इसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789 -ज- I- 79-44040 , 
दिनांवः 30 अक्तूबर , 1979 द्वारा 150 रु ० से बढ़ा कर 300 रुपए वार्षिक की दर से जागीर मंजूर को गई थी । 

2. अब श्री जय लाल की दिनांक 14 फरवरी, 1990 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के 
राज्यपाल , उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया 
गया है ) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री जय लाल की विधवा 
श्रीमती धर्म कार के नाम खरीफ , 1990 से 300 रुपए वार्षिक की दर से , सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील 
करते है । 

प्रार. एल. चावला , 
अवर सचिव , हरियाणा सरकार, 

राजस्व विभाग । 


